: 


g 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

27 आषाढ़ , 1937 ( श०) 
संख्या 52 9 राँची, शनिवार 

18 जुलाई , 20 15 ( ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


15 जुलाई , 2015 
संख्याः 5/ प्रो0- 08- 02 / 2010 का. 6 32 0 -- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग , झारखण्ड, रांची के अधिसूचना ज्ञापांक 5264 दिनांक 12 जून, 2015 द्वारा प्रधान 
आप्त सचिव कोटि में प्रोन्नत झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्रीमती शेवाली 
करन , नवप्रोन्नत प्रधान आप्त सचिव , को कार्यहित में अगले आदेश तक कला, संस्कृति 
खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड , रांची में आप्त सचिव के रिक्त पद को उनके 
पदस्थापन अवधि तक प्रधान आप्त सचिव के पद के रूप में उत्क्रमित करते हुए 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्याः 5/ प्रो0-08- 02 / 2010 का. 6 3 2 1-- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग, झारखण्ड , रांची के अधिसूचना ज्ञापांक 5264 दिनांक 12 जून , 2015 द्वारा प्रधान 
आप्त सचिव कोटि में प्रोन्नत झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री सदानन्द 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शनिवार , 18 जुलाई, 2015 
प्रसाद सिंह , नवप्रोन्नत प्रधान आप्त सचिव, को कार्यहित में अगले आदेश तक राज्य सूचना 
आयोग, झारखण्ड , रांची में आप्त सचिव के रिक्त पद को उनके पदस्थापन अवधि तक 
प्रधान आप्त सचिव के पद के रूप में उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया जाता है । 


संख्याः 5/ प्रो0-08- 02 / 2010 का . 6 3 2 2 -- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग , झारखण्ड, रांची के अधिसूचना ज्ञापांक 5264 दिनांक 12 जून ,. 2015 द्वारा प्रधान 
आप्त सचिव कोटि में प्रोन्नत झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री सुनील कुमार , 
नवप्रोन्नत प्रधान आप्त सचिव, को कार्यहित में अगले आदेश तक ग्रामीण विकास विभाग , 
झारखण्ड , रांची में प्रधान आप्त सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्याः 5/ प्रो0-08- 02 / 2010 का . 6 3 2 3 -- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग , झारखण्ड , रांची के अधिसूचना ज्ञापांक 5264 दिनांक 12 जून , 2015 द्वारा प्रधान 
आप्त सचिव कोटि में प्रोन्नत झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री राजेन्द्र प्रसाद 
नं0-2, नवप्रोन्नत प्रधान आप्त सचिव, को कार्यहित में अगले आदेश तक वित्त विभाग , 
झारखण्ड, रांची में आप्त सचिव के रिक्त पद को उनके पदस्थापन अवधि तक प्रधान आप्त 
सचिव के पद के रूप में उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया जाता है । 


संख्याः 5/ प्रो0 -08 - 02 / 2010 का . 6 3 2 4 -- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग, झारखण्ड , रांची के अधिसूचना ज्ञापांक 5264 दिनांक 12 जून , 2015 द्वारा प्रधान 

आप्त सचिव कोटि में प्रोन्नत झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री अशोक कुमार , 
नवप्रोन्नत प्रधान आप्त सचिव , को कार्यहित में अगले आदेश तक सूचना एवं जनसम्पर्क 
विभाग , झारखण्ड , रांची में आप्त सचिव के रिक्त पद को उनके पदस्थापन अवधि तक 
प्रधान आप्त सचिव के पद के रूप में उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया जाता है । 


संख्याः 5/ प्रो0 - 08 -02 / 2010 का . 6 3 2 5 -- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग , झारखण्ड , रांची के अधिसूचना ज्ञापांक 5264 दिनांक 12 जून , 2015 द्वारा प्रधान 
आप्त सचिव कोटि में प्रोन्नत झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री अशोक कुमार 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार, 21 जुलाई, 2015 
नं0-2, नवप्रोन्नत प्रधान आप्त सचिव, को कार्यहित में अगले आदेश तक गृह विभाग , 
झारखण्ड, रांची में आप्त सचिव के रिक्त पद को उनके पदस्थापन अवधि तक प्रधान आप्त 
सचिव के पद के रूप में उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया जाता है । 


संख्याः 5/ प्रो0 - 08 - 02 / 2010 का . 6 3 26 -- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग , झारखण्ड, रांची के अधिसूचना ज्ञापांक 5264 दिनांक 12 जून, 2015 द्वारा प्रधान 
आप्त सचिव कोटि में प्रोन्नत झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री शंभु चौधरी , 
नवप्रोन्नत प्रधान आप्त सचिव, को कार्यहित में अगले आदेश तक राज्य सूचना आयोग , 
झारखण्ड, रांची में आप्त सचिव के रिक्त पद को उनके पदस्थापन अवधि तक प्रधान आप्त 
सचिव के पद के रूप में उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया जाता है । 


2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

दिलीप तिर्की, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 5 2 9 – 50 | 


